HARYANA GOVT. GAZ. ( EXTRA. ), SEPT . 13, 2018 ( BHDR. 22 , 1940 SAKA) 


669 


हरियाणा सरकार 


गृह विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक 13 सितम्बर, 2018 
___ संख्या. का० आ० 61 / पं० अ० IV / 1872 / धा० 39क / 2018. - हरियाणा चौकीदार नियम, 2013 के नियम 12 के 
उपनियम (1 ) तथा ( 2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, गृह विभाग द्वारा इस संबंध में पूर्व में 
जारी की गई सभी अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल , इसके द्वारा , गाँव चौकीदार को भुगतानयोगय 
मानदेय , वर्दी, लाठी, बैटरी, सीटी, छाता तथा साइकिल भत्तों की दरों को दिनांक प्रथम अप्रैल, 2018 से निम्नानुसार नियत 
करते हैं , अर्थात् : 


क्रम संख्या विवरण 


राशि 


मानदेय 


- 


वर्दी भत्ता 
लाठी, बैटरी, सीटी तथा छाता भत्ता 
सइकिल भत्ता 


7,000 / - रुपये ( केवल सात हजार रुपये ) प्रतिमास । 
2,500 / - रुपये ( केवल दो हजार पांच सौ रुपये) प्रतिवर्ष । 
1,000 / - रुपये ( केवल एक हजार रुपये ) प्रतिवर्ष । 
| 3,500 / - रुपये (केवल तीन हजार पांच सौ रुपये ) ( एक बार ) 


ल 


+ 


डॉ० श्याम सुन्दर प्रसाद, 
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार , 

गृह विभाग । 


670 


HARYANA GOVT . GAZ . (EXTRA .), SEPT. 13 , 2018 (BHDR . 22 , 1940 SAKA ) 


[ Authorised English Translation ] 


HARYANA GOVERNMENT 

HOME DEPARTMENT 


Notification 


The 13th September, 2018 
No . S .O . 61/P .A . IV /1872/S . 39A /2018. — In exercise of the powers conferred by sub -rule (1) and (2) of 
rule 12 of the Haryana Chowkidara (Watchman ) Rules, 2013 and in supersession of all other notifications issued in 
this regard , the Governor of Haryana hereby fixes the rates of honorarium , uniform , lathi, battery , whistle , umbrella 
and by - cycle allowances payable to Village Watchman with effect from 1st April , 2018 as specified below : 


Sr. No . | Particulars 


Amount 


Honorarium 


Rs. 7000 /- (Seven thousand rupees only ) per month 


Uniform Allowance 


Rs. 2500/- (Two thousands five hundred rupees only) per year 


Rs. 1000 /- (One thousand rupees only ) per year 


Lathi, Battery , Whistle and Umbrella 
Allowance 


By - cycle Allowance 


Rs. 3500/- (Three thousands five hundred rupees only) (one time) 


DR . S . S . PRASAD , 
Additional Chief Secretary to Government, Haryana , 

Home Department. 


8360 — L . R . — H .G . P ., Pkl. 


